निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 587 ) 


27 आश्विन 1933 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 19 अक्तूबर 2011 


समाज कल्याण विभाग 
( सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) 


- 


- - - 


अधिसूचनाएं 
28 सितम्बर 2011 


सं0 1 / सा0सु0विविध - 22 / 09 - स0क0 - 2000 — भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2007 को 
भारत - राजपत्र में अधिसूचित " माता -पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण - पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 
2007 " की धारा -1 की उप - धारा (3) के अधीन राज्य सरकार, बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख नियत 
किया है, जिस दिन उक्त अधिनियम बिहार राज्य में प्रवृत्त होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 

सरकार के सचिव । 
The 28th September 2011 
No. 1/Sa.su.- vividh -22/09.S. W - 2000 — Under sub -section (3) of section 1 of 
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007, notified by 
Government of India in the Gazette of India on 31st December, 2007 , the State 
Government of Bihar has fixed the date of publication of this notification in the 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 अक्तूबर 2011 
Official Gazette on which day the said Act shall come into force in the State of 


Bihar. 


By order of the Governor of Bihar, 

___ Sd./- Illegible , 
Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 587 - 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


